निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 548 ) 


14 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 5 जुलाई 2013 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचनाएं 

2 जुलाई 2013 
सं0 बि०व०से० स्था० - 06 / 2007 ( खण्ड) 2415 / प०व० श्री सुधीर कुमार कर्ण, बि०व०से०, परामर्शी, पर्यावरण 
एवं वन विभाग , बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक उप निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान , 
पटना के प्रभार में रहेंगे । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं0 बि०व०से० स्था० - 06 / 2007 ( खण्ड) 2416 / प०व० श्री रामचन्द्र पाण्डेय , बि०व०से०, सहायक वन 
संरक्षक , वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना अचंल, बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए सहायक वन संरक्षक , प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं0 बि०व०से० स्था० - 06 / 2007 ( खण्ड) 2417 / प०व० - श्री नन्द कुमार मांझी, बि०व०से०, सहायक वन 
संरक्षक , कार्यालय - क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए सहायक वन संरक्षक , वाल्मीकि व्याघ्र 
परियोजना अचंल बेतिया के कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
इनका मुख्यालय बेतिया रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


संरक्षक, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए साहायक वन संरक्षक, वाल्मीकि व्याच 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 548 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


